रजिस्ट्री सं- डी एल-33004/99 


रजिस्ट्री सं॰ डी एल -33004/ 99 


REGD. NO. D . L . - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTIESection 3--- Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 704 ] 
No. 704 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 5 , 2003 / श्रावण 14, 1925 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2003/SRAVANA 14 , 1925 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 अगस्त, 2003 


का . आ . 903( अ ). - केन्द्रीय सरकार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 


169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, 


अर्थात् : 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन ( संशोधन ) नियम , 2003 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. 


निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया 


है ) के नियम 17 में खण्ड (क ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा , अर्थात् : 


— ( क ) “ सेवा नियोजित मतदाता ” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के 


खण्ड ( क ) या खण्ड ( ख) में विनिर्दिष्ट है किन्तु इसके अन्तर्गत नियम 27ड में परिभाषित 


“ अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता " नहीं है ; 


( 1 ) 


2220 GI/2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEc. 3( ii) ] 


3. 


उक्त नियमों के नियम 23 में , उपनियम (5) के खण्ड (क) में , “ एक पैकेट में 


रखकर मुद्राबंद करेगा " शब्दों के स्थान पर “ नियम 27त के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक 


पैकेट में रखकर मुद्राबंद करेगा " शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


4 . 


उक्त नियमों के भाग 3क के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्त : स्थापित किया जाएगा , 


अर्थात् : 


भाग III - ख 


परोक्षी के माध्यम से अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाताओं द्वारा मतदान . 


27ड. परिभाषाएं - इस भाग में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


( क ) “ अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता " से धारा 60 के खण्ड (क ) में विनिर्दिष्ट 


ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने परोक्षी द्वारा अपना मत देने का विकल्प लिया 


( ख) “ परोक्षी " से अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा नियम 27ढ के अधीन 


उसकी ओर से और उसके नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में 


नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ; 


( ग) “ सेवा नियोजित मतदाता " से धारा 60 के खण्ड ( क) में विनिर्दिष्ट और 


निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के अन्तिम भाग में निर्वाचक के रूप में 


रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है । 


27 ढ. अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति - (1) सेवा नियोजित 


मतदाता उपनियम (2) से उपनियम ( 4) में उपबन्धित रीति में नियुक्त परोक्षी द्वारा अपना मत 


देने का विकल्प ले सकेगा | 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( 2) परोक्षी द्वारा मत देने का विकल्प लेने वाला कोई सेवा नियोजित मतदाता किसी 


संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में अपनी ओर से और अपने नाम में मत देने के लिए 


अपने परोक्षी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा : 


परन्तु ऐसा परोक्षी सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होगा और 18 वर्ष 


की आयु से कम नहीं होगा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43 ) की धारा 


16 के अधीन निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरहित नहीं 


होगा । 


( 3) 


उपनियम (2) के अधीन परोक्षी की नियुक्ति अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा 


प्ररूप 13च में की जाएगी । 


( 4) 


उपनियम (3) के अधीन की गई परोक्षी की कोई नियुक्ति तब तक विधिमान्य समझी 


जाएगी जब तक इसे करने वाला व्यक्ति सेवा नियोजित मतदाता के रूप में बना रहता है या 


जब तक वह ऐसी नियुक्ति को प्रतिसंग्रहीत करता है या उसकी मृत्यु, इनमें जो भी पूर्वतर हो : 


परन्तु नियुक्ति का कोई प्रतिसंहरण प्ररूप 13छ में किया जाएगा और उस तारीख से 


प्रभावी होगा जिसको वह रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त किया गया है : 


परन्तु यह और कि जहां उसके सेवा नियोजित मतदाता बने रहने के दौरान जब वह 


ऐसी नियुक्ति को प्रतिसंग्रहीत करता है या उसके द्वारा नियुक्त परोक्षी की मृत्यु हो जाती है, तो 


वह इन नियमों के अधीन प्ररूप 13छ में परोक्षी के रूप में एक अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित 


परोक्षी नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रतिस्थापित परोक्षी उपनियम (3) के अधीन 


रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप 13छ की प्राप्ति की तारीख से ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित 


, मतदाता द्वारा नियुक्त, परोक्षी होगा | 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II-- SEc . 3(ii)] 


27ण. अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी के नाम की प्रज्ञापना - (1) यथास्थति , 


उपनियम ( 3) या नियम 27ढ के उपनियम (4) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिसूचित सेवा 


नियोजित मतदाता द्वारा नियुक्त परोक्षी का नाम उसके द्वारा ऐसी नियुक्ति किए जाने के पश्चात् 


यथाशीघ्र रिटर्निग आफिसर को प्रज्ञापित किया जाएगा और ऐसी प्रज्ञापना रिटर्निंग आफिसर 


को ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वतम निर्वाचन के लिए नामांकन करने के लिए 


अन्तिम तारीख से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए । 


( 2) 


उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस उपनियम के अधीन कोई 


प्रज्ञापना निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने की अन्तिम तारीख के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर को 


प्राप्त होती है तो ऐसी प्रज्ञापना उस समय होने वाले निर्वाचन के लिए विधिमान्य नहीं होगी 


किन्तु नियम 27ढ के उपनियम (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , निर्वाचन क्षेत्र में किसी 


भावी निर्वाचन के लिए विधिमान्य होगी । 


27त. परोक्षी के नाम की प्रज्ञापना पर रिटर्निग आफिसर द्वारा कार्रवाई - (1) किसी अधिसूचित 


सेवा नियोजित मतदाता से उसके परोक्षी के संबंध में नियम 27ण के अधीन प्रज्ञापना की प्राप्ति 


पर , रिटर्निंग आफिसर सभी सेवा नियोजित मतदाताओं के नामों को अन्तर्विष्ट करने वाली 


निर्वाचक नामावली के अन्तिम भाग में ऐसे मतदाता के नाम के सामने 


“ सी एस वी " 


लिखेगा जिससे यह उपदर्शित हो कि उक्त मतदाता ने अपना परोक्षी नियुक्त किया है और 


रिटर्निग आफिसर - 


( क) यदि प्रज्ञापना निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने के लिए अन्तिम तारीख से पूर्व प्राप्त 


हुई है तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता को 


कोई डाक मतपत्र जारी नहीं किया जाए ; और 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख) यदि प्रज्ञापना उक्त अन्तिम तारीख के पश्चात् प्राप्त हुई है तो यह सुनिश्चित 


करेगा कि उस समय होने वाले निवार्चन के लिए ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित 


मतदाता को इन नियमों के भाग III में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार डाक 


मतपत्र जारी किया जाए । 


( 2) 


रिटर्निंग आफिसर ऐसे सभी अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाताओं की एक पृथक् 


सूची तैयार करेगा और उसे अद्यतन रूप में भी रखेगा जिन्होंने नियम 27ण के अधीन अपने 


परोक्षियों की प्रज्ञापना दे दी है तथा ऐसे सभी परोक्षियों की भी, उनके पूरे पते के साथ ऐसे 


प्ररूप में और ऐसी रीति में , जो समय- समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पृथक 


सूची तैयार करेगा और उसे अद्यतन रखेगा । 


(3) 


निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने के लिए अन्तिम तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र रिटर्निंग 


आफिसर उपनियम ( 2) के अधीन बनाई गई सूची के आधार पर और इस निमित्त ऐसे और 


निदेश के अधीन रहते हुए जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं, निर्वाचक नामावली में दिए गए 


ऐसे प्रत्येक अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता के निवास के पते को ध्यान में रखते हुए सभी 


नियोजित मतदाताओं और उनके परोक्षियों की मतदान केन्द्र के अनुसार उपसूचियां तैयार करेगा 


या करवाएगा । 


( 4) 


उपनियम (3) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक उपसूची तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर 


प्रत्येक सम्बद्ध मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के लिए अन्त में 


जुड़वाई जाएगी और उक्त उपसूची के साथ निर्वाचक नामावली का ऐसा सुसंगत भाग निर्वाचक 


नामावली की प्रति समझा जाएगा जो, यथास्थिति, नियम 33क या नियम 49च के अधीन सम्बद्ध 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii )] 


मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति के रूप में उपयोग की 


जाएगी । 


27थ. परोक्षी मतों का अभिलेखन-(१)किसी अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता के लिए परोक्षी 


के रूप में मतदान करने वाला व्यक्ति सम्बद्ध मतदान केन्द्र पर , जिसकी निर्वाचक नामावली में 


ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता का नाम नियम 27त के उपनियम (4) के अधीन जोड़ा 


गया है, ऐसा व्यक्तिगत रूप से करेगा । 


( 2) 


परोक्षी के रूप में मतदान करने वाला व्यक्ति उक्त मतदान केन्द्र पर अधिसूचित सेवा 


नियोजित मतदाता की ओर से उसी रीति में मत देगा जिस प्रकार उस मतदान केन्द्र को 


समनुदेशित कोई अन्य निर्वाचक करता है तथा, यथास्थति , नियम 34, नियम 35 और नियम 


36 से नियम 43 या नियम 49छ, 49ज, 49ञ से 49द के उपबन्ध ऐसे परोंक्षी द्वारा मत के 


अभिलेखन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक 


को लागू होते हैं : 


परन्तु यथास्थति , नियम 37 या नियम 49ट में निर्वाचक की बाई तर्जेनी के प्रति किसी 


निर्देश का अर्थ उसी प्रकार लगाया जाएगा जैसे यह इस नियम के अधीन परोक्षी के रूप में 


मतदान करने वाले व्यक्ति की बाई मध्यमा के प्रति निर्देश हो । 


5. 


उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 13ङ के पश्चात् , निम्नलिखित प्ररूप अन्त: स्थापित किए 


जाएंगे, अर्थात् : 


[ भाग - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" प्ररूप 13च 
(नियम 276 ( 3) देखिए ) 


क्रम सं0 - - - - - - - - - 


मत देने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति 


मैं ---------- --------- ( वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता का नाम ) आयु लगभग 


-------------पुत्र, पुत्री, पत्नी --------------- का निवासी हूं, वर्तमान में ------------ के रूप 


में कार्यरत हूं और --------------में तैनात हूं, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 


27ढ के उपनियम (2) के अधीन परोक्षी नियुक्त करने का हकदार हूं | मैं ,------------( परोक्षी 


का नाम ) आयु लगभग ~~-~~ ~------------- पुत्र , पुत्री , पत्नी ---------------- का निवासी ----- 


-------- ---- -- को , ---------------- राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के ------ ------ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 


और / या --- ------------- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें , मैं , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 


1951 ( 1951 का 43 ) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन मत देने के लिए हकदार हूं 


अपनी ओर से और अपने नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं । 


( परोक्षी के हस्ताक्षर ) 


( वर्गीकृत नियोजित मतदाता के हस्ताक्षर ) 


उसके नाम तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र --- - - 


संबंधित निर्वाचन क्षेत्र ------------ की 


--------- की निर्वाचक नामावली के भाग की 


निर्वाचक नामावली के अन्तिम भाग में उसके 


क्रम सं0 


भाग की क्रम सं0 


सेवा पहचान पत्र सं0 
उसके बल का नाम 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEc. 3(ii)] 


टिप्पण - (1) परोक्षी के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मामूली 


तौर पर निवासी होगा और जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति नहीं 


होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( 1950 का 43 ) की धारा 16 के अधीन किसी 


निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के. रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरहित है । 


( 2) 


वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता और परोक्षी के हस्ताक्षर किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 


या नोटरी या संबंधित यूनिट के कमान अफसर के समक्ष किए जाएंगे, जो अपने हस्ताक्षर तथा 


मुद्रा से हस्ताक्षरों का सत्यापन करेगा । हस्ताक्षर का सत्यापन करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या 


नोटरी की दशा में , वह व्यक्तिगत रूप से वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता की सत्यता को 


अधिप्रमाणित करने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता के सेवा पहचान पत्र की जाच 


करेगा । 


( 3) 


जो शब्द लागू न हों, काट दें । 


वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति के लिए प्ररूप 13च की रसीद 


( उक्त प्ररूप जमा करने वाले व्यक्ति को सौंपी जाए ) 


क्रम सं0 ------- -- 


श्री । श्रीमती / कुमारी ------------ का प्ररूप 13च प्राप्त किया | 


तारीख---- ----- - 


रिटर्निग आफिसर 


[ भाग - खण्ड 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


क्रम सं0 -- -- ---- -- 


. परोक्षी की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मत देने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा 


प्रतिस्थानी परोक्षी की नियुक्ति का प्रतिसंहरण 


मैं ------- ----------- ( वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता का नाम ) आयु लगभग 


---- - ------ पुत्र , पुत्री, पत्नी ----------------- का निवासी हूं वर्तमान में ---------के रूप में 


कार्यरत हूं और ----------- ---में तैनात हूं, ---------(परोक्षी का नाम ) आयु लगभग --- ---- --- 


पुत्र, पुत्री, पत्नी ------------- --- --निवासी -- ---------- को ---- -- --- राज्य /संघ राज्यक्षेत्र के 


विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और / या -------------संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपनी ओर से और 


अपने नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त किया था । 


2. 


मैं अपने उक्त परोक्षी की नियुक्ति को प्रतिसंहत करता हूं और कोई प्रतिस्थानी 


परोक्षी नियुक्त नहीं करना चाहता हूं । 


- 


या 


चूंकि ऐसे परोक्षी की मृत्यु हो गई है । मैं उक्त परोक्षी की नियुक्ति को प्रतिसंहत । । 


करता हूं और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27ढ के उपनियम (4) के अधीन 


प्रतिस्थानी परोक्षी नियुक्त करने का हकदार होने के कारण , मैं --- ------------( प्रतिस्थानी 


परोक्षी का नाम ) आयु लगभग ------- ------ पुत्र, पुत्री, पत्नी -- - -- --- निवासी ------------ 


को प्रतिस्थानी परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं जो, ---- ------ राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के 


2220Gl/ 03 - 2 


- . . 


. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. - . .. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ PART II _ SEc.3(1] 


- 


-- ---------- --विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और / या ---------- - संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मैं , 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन 


मत देने के लिए हकदार हूं, जो इसके पश्चात मेरी ओर से या मेरे नाम में मत देगा | 


( परोक्षी के हस्ताक्षर ) 


(वर्गीकृत नियोजित मतदाता के हस्ताक्षर ) 


उसके नाम तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र ------- संबंधितनिर्वाचन क्षेत्र ---------- की निर्वाचक 


की निर्वाचक नामावली के भाग की क्रम सं0 


नामावली के अन्तिम भाग में उसके भाग की 


क्रम सं0 


सेवा पहचान पत्र सं0 
उसके बल का नाम 


टिप्पण 1 - परोक्षी के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मामूली 


तौर पर निवासी होगा और जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति नहीं 


होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43 ) की धारा 16 के अधीन किसी 


निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरहित है | 


( 2) 


वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता और परोक्षी के हस्ताक्षर किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 


या नोटरी या संबंधित यूनिट के कमान आफिसर के समक्ष किए जाएंगे, जो अपने हस्ताक्षर तथा 


मुद्रा से हस्ताक्षरों का सत्यापन करेगा | हस्ताक्षर का सत्यापन करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या 


नोटरी की दशा में , वह व्यक्तिगत रूप से वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता की सत्यता को 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii) ] 


. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिप्रमाणित करने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता के सेवा पहचान पत्र की जांच 


करेगा । 


(3) 


जो शब्द लागू न हो, काट दें । 


। 


- 


-- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


मत देने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति के 


प्रतिसंहरण या परोक्षी की नियुक्ति का प्रतिसंहरण और प्रतिस्थानी परोक्षी की नियुक्ति के लिए 


प्ररूप छ की रसीद 


( उक्त प्ररूप जमा करने वाले व्यक्ति को सौंपी जाए ) 


. 


क्रम सं0 - ----- 


श्री / श्रीमती / कुमारी -------- -- निवासी -------- का प्ररूप 13छ प्राप्त किया | 


तारीख--- -- -- 


हस्ताक्षर और मुद्रा 
रिटर्निग आफिसर 


( एफ . सं0 एच-11019( 34 ) 199 - वि . II ) 


[ फा. सं. एच - 11019 ( 34)/ 99 -वि. II ] 

एन . एल . मीना , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं. का . आ . 859 तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन 

नियमों का अद्यतन संशोधन अधिसूचना सं . का . आ . 935 ( अ ) तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी 
किया गया था । 


222061 /03 - 3 


12 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (ü )] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th August, 2003 


S. O . 903 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation 
of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election 
Commission , hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections 
Rules, 1961, namely: 


1. 


(1) These rules may be called the Conduct of Elections ( Amendment) Rules, 2003 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


id 


2 . In rule 17 of the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the 
rules), for clause (a ), the following clause shall be substituted , namely: 


(a ) “ service voter " means any person specified in clause (a ) or clause (b ) of section 
60 , but does not include " classified service voter " defined in rule 27M ; . 


3. In rule 23 of the said rules, in sub - rule (5 ), in clause (a ), for the words “ seal up in a 
packet” , the words, figures and letter subject to the provisions of rule 27P , seal up in a 
packet” shall be substituted . 


4 . 


After Part III A of the said rules, the following Part shall be inserted , namely: 


Part IIÍ B 


VOTING BY CLASSIFIED SERVICE VOTERS THROUGH PROXY 


27 M . Definition . In this Part, unless the context otherwise requires , 


(a) " classified service voter” means any person specified in clause (a ) of section 60 , 

who opts to give his vote by proxy ; 


(b ) " proxy " means the person appointed by a classified service voter as his proxy 

under rule 27N to give vote on his behalf and in his name; 


(c ) “ service voters means any person specified in clause (a ) of section 60 and 

registered as an elector in the last part of the electoral roll for the constituency. 


( 471 Il - UK 30 ] 


भारत का स्कमा : असाधारण 


27 N . Appointment of proxy by a classified service voter.- ( 1) A service voter may opt to 
give his vote by proxy appointed in the manner provided in sub- rules (2 ) to ( 4). 


( 2) Any service voter opting to vote by proxy may appoint any person as his proxy to 
give vote on his behalf and in his name at an election in a parliamentary or assembly 
constituency : 


Provided that such proxy shall be an ordinary resident in the constituency concerned 
and of not less than 18 years of age and shall notbe disqualified for registration as an elector 
in an electoral roll under section 16 of the Representation of the People Act , 1950 (43 of 
1950 ). 


(3 ) The appointment of proxy under sub -rule (2 ) shall be made by the classified service 
voter in Form 13F . 


(4 ) Any appointment of proxy made under sub- rule (3 ) shall be deemed to be valid so 
long as the person making it continues to be a service voter or till the date he revokes such 
appointment, or dies, whichever is earlier : 


Provided that any revocation of appointment shall be made in Form 13G and shall be 
effective from the date on which it is received by the returning officer : 


Provided further that where he revokes such appointment, or the proxy appointed by 
him dies, while he remains a service voter , he may appoint another person as proxy under 
these rules , as a substitute proxy in Form 13G and the substitute proxy so appointed shall be 
the proxy appointed by such classified service voter under sub - rule (3 ) from the date of 
receipt of the Form 13G by the returning officer . 


27 -0 . Intimation of name of proxy by the classified service voter.-( 1) The name of the 
proxy appointed by a classified service voter under sub - rule ( 3 ), or, as the case may be , under 
the second proviso to sub -rule (4 ), of rule 27N shall be intimated by him to the returning 
officer as soon as may be after such appointment is made , and such intimation must reach the 
returning officer not later than the last date for making nominations for the earliest election in 
the constituency after such appointment. 


( 2) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1), if any intimation under that sub 
rule reaches the returning officer after the last date for making nominations in the 
constituency , such intimation shall not be valid for the election then in progress, but shall, 
subject to the provisions of sub -rule (4 ) of rule 27N , be valid for any future election in the 
constituency . 


they were 


27 P . Action by returning officer on intimation of name of proxy .-( 1) On receipt of 
intimation under rule 27 -0 from a classified service voter in regard to his proxy ,to ravning 
officer shall mark “ CSV ” against the name of such voter in the last part of the electoral roll 
containing the names of all service voters so as to indicate that the said votar has appointed 
his proxy, and the returning officer shall 


(a ) . if it is an intimation received before the last date for making nominations in 

the constituency, ensure that no postal ballot paper is issued to such classified 
service voter , and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI— Sec. 3(ü )] 


: 


(b ) 


if it is an intimation received after the said last date , ensure that a postal ballot 
paper is issued to such classified service voter for the election then in progress, 
in accordance with the provisions contained in Part III of these rules. 


(2 ) The returning officer shall also prepare , and maintain up - to -date , a separate list of all 
classified service voters who have given intimation of their proxies under rule 27 - 0 , and also 
of all such proxies with their complete addresses, in such form and such manner as the 
Election Commission may specify from time to time. 


As soon as may be after the last date for making nominations in the constituency, the 
returning officer shall, on the basis of the list maintained under sub- rule (2) and subject to 
such further direction as the Election Commission may give in this behalf ; prepare or cause to 
be prepared polling station -wise sub - lists of all classified service voters and their proxies 
having regard to the residential address of each such classified service voter as given in the 
electoral roll . 


(4 ) Each sub - list prepared under sub - rule (3 ) shall thereafter be caused to be added by the 
returning officer at the end to the relevant part of the electoral roll pertaining to each polling 
station concerned , and such relevant part of the electoral roll together with the said sub - list 
shall be deemed to be the copy of the electoral roll to be used as the marked copy of the 
electoral roll under rule 33A or, as the case may be , under rule 49F during the poll at the 
polling station concerned . 


27 Q . Recording of votes of proxy .-( 1) A person voting as proxy for a classified service 
voter shall do so in person at the polling station concerned in the electoral roll of which the 
name of such classified service voter is added under sub - rule (4 ) of rule 27 P . 


(2 ) The person voting as proxy shall record the vote on behalf of the classified service 
voter at the said polling station , in the same manner as any other elector assigned to that 
polling station and the provisions of rules 34 , 35 and 36 to 43 or, as the case may be, rules 
49G , 49H , 493 to 49R shall apply in relation to the recording of vote by such proxy as they 
apply to any other elector at the polling station : 


Provided that any reference to left forefinger of elector in rule 37 or, as the case may 
be, rule 49K shall be construed as reference to left middle finger of the person voting as a 
proxy under this rule . . 


5. After Form 13E appended to the said rules, the following Forms shall be inserted , 
namely : 


[ 711 * 530)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ Form 13F 
[See rule 27N ( 3) ] 


Serial No .. . 


Appointment of proxy by classified service voter to give vote. 


.... ....... ..... (name of the classified service voter) aged about 
... .. .... s/o , do, wlo . ... ... .... ......... .... ....... rlo . ........... .. .... ............ presently working 
as . .... ........ ....... ..... and posted at ................... ... am entitled to appoint proxy under 
sub - rule (2 ) of rule 27N of the Conduct of Election Rules, 1961. I hereby appoint 

....... ........(name of the proxy ) aged about .... ... ..... ........... slo , do, wlo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rlo . . . . . . . . . . . . . ....... ..........as my proxy to give vote on my behalf 
and in my name in . .. . ... .... .. .. .. ... .. .... ..Assembly constituency and /or .... .... ... .. .. 
Parliamentary constituency of the State/Union territory of ..... .... .. ............. in which I am 
entitled to give vote under the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the 
rules made there under . 


(Signature of proxy) 


(Signature of classified service voter ) 


Serial number of his name 
and part no . of electoral roll of the 
concerned constituency ......... . 


Serial number of his name in the last 
part ofelectoral roll of the concerned 
constituency 
Service Identity Card No. . . 
Name of the Force to which he 


belongs.... ..... 


Note : (1) The person to be appointed as proxy shall be an ordinary resident in the 
constituency concerned and of not less than eighteen years of age and shall not be a person 
disqualified for registration as an elector in an electoral roll under section 16 of the 
Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950 ). 


( 2) The signature of the classified service voter and the proxy shall be made 
before a First Class Magistrate or Notary or the Commanding Officer of the Unit concerned 
who shall verify the signatures under his hand and seal. In case of First Class Magistrate or 
Notary verifying the signature , he shall personally check the service identity card of the 
classified service voter to authenticate veracity of the classified service voter . 


(3) 


Score out the word (s) which are not applicable . 


Receipt of Form 13F for the appointment of proxy by classified service voter 

(To be handed over to the person depositing the said form ) 


Serial No. ....... .... 
Received Form 13F of Shri /Smt./Kum . .. ....... .. 


Date .. ... .. .. 


Returning Officer 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 11 - Sec . 3 ( ii )] 


Form 13G 
[See rule 27N (4) ] 


Serial No. 


Revocation of appointment of proxy or revocation of appointment of proxy and appointment 
of substitute proxy by classified service voter to give vote . 


...... .... .......... (name of the classified service voter) aged about 
.........s/o, d /o, w /o ................... .. .. ....... . r/o ....... .... . .. ............ presently working 
as . .. . . ............ and posted at .... .... .. ......... had appointed 
.................... ... ..........(name of the proxy ) aged about ............. .......... s/o , d /o , w /o 
....... ............ ... .......... r/o ....... ..... .. .. ..............as my proxy to give vote on my behalf 
and in my name in ... .. .............. .........Assembly constituency and /or .... ........... 
Parliamentary constituency of the State /Union territory of .... ..... 


2 . I hereby revoke the appointment of my said proxy and do not wish to appoint any 
substitute proxy . 


OR 


Whereas such proxy has died / I hereby revoke appointment of the said proxy and 
being entitled to appoint substitute proxy under sub - rule (4 ) of rule 27N of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, hereby appoint ........... ... .. ....... ....... (name of the substitute proxy ) 
aged about . . ..... ..... ..... ...... slo , d / o , w /o .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . ... 

.. ... .... ............as substitute proxy who shall hereafter give vote on my behalf and in 
my name in .. .. .. . .. .... .... ... ... .....Assembly constituency and /or .. . .... .... .. .. Parliamentary 
constituency .... ......... ........ of the State /Union territory of .... .......... ........... in which I 
am entitled to give vote under the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and 
the rules made thereunder . 


(Signature ofproxy) 


( Signature of classified service voter ) 


Serial number ofhis name 
and part no. of electoral roll of the 
concerned constituency .. ........ 


Serial number of his name in last 
part of electoral roll of the concerned 
constituency 
Service Identity Card No. . . ... ... 
Name of the Force to which he 
belongs....... .... 


Note : (1 ) The person to be appointed as proxy shall be an ordinary resident in the 
constituency concerned and of not less than eighteen years of age and shall not be a person 
disqualified for registration as an elector in an electoral roll under section 16 of the 
Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950 ) . 


[ M 11 - 


53 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


(2 ) The signature of the classified service voter and the proxy shall be made 
before a First Class Magistrate or Notary or the Commanding Officer of the Unit concerned 
who shall verify the signatures under his hand and seal. In case of First Class Magistrate or 
Notary verifying the signature , he shall personally check the service identity card of the 
classified service voter to authenticate veracity of the classified service voter . 


(3) 


Score out the word (s) which are not applicable . 


Receipt of Form 136 for revocation of appointment of proxy or revocation of appointment of 

proxy and appointment of substitute proxy by classified service voter to give vote . 


( To be handed over to the person depositing the said form ) 


Serial No . .. .. 
Received Form 13 G of Shri/Smt./Kum ... ......... 


. .. . .. .. .. .. ., rlo . . .. .. .. . 


Dated 


(Signature and Seal) 
Returning Officer" . 


[F . No. H - 11019 ( 34 ) 99 -Leg. I ] 

N . L . MEENA , It. Secy 
Note :— The principal rules were published vide notification number S.O . 859,dated the 15th April, 1961 and 

the last amendment to these rules were issued vide notification number S .O . 935 (E ) dated the 
3rd September , 2002 . 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


